निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MARA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 माघ 1941 ( श ० ) 
( सं o पटना 77 ) पटना , सोमवार , 3 फरवरी 2020 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना-800001 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2019 
सं ० 988 -- श्री बुढ़वा गणेश जी महाराज, ग्राम – शेरपुर, पो0+ था o-बिहार शरीफ, जिला - नालंदा पर्षद के 
अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-4490 / 2019 है । 

इस न्यास के संबंध में श्री भोला प्रसाद चरण पहाड़ी द्वारा प्रस्तुत बुढ़वा गणेश जी महाराज ग्राम - शेरपुर, 
बिहार शरीफ , नालंदा के नाम से वर्ष 1926 के बदलैन से एक दुकान जिसका वार्ड नं0- 2 , होल्डिंग सं0-42, 
वर्तमान वार्ड नं0-38 , होल्डिंग - 48, मौजा - मथुरिया मुहल्ला में तथा दुसरा दुकान वार्ड नं0–4, होल्डिंग सं0- 165, 
वर्तमान वार्ड नं0-36, होल्डिंग सं0-358 तथा मंगल कुम्हार से खरीदगी एक मकान वार्ड सं0-03, होल्डिंग 
सं0-101 जो बुढ़वा गणेश जी महाराज के नाम से प्राप्त है । इसमें भादो मास में गणेश महाराज की पूजा होती है । 
इसे पर्षद से निबंधित समिति की मान्यता की मांग की गयी । 

इस संबंध में स्वत्व वाद सं0-153 / 78 गणेश जी महाराज - वनाम् - पूनम चांद में सब जज चतुर्थ, नालंदा 
द्वारा मंदिर के पक्ष में सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित किया गया है । इसके विरूद्ध स्वत्व अपील वाद सं0- 46/1997 
एफ 0 टी 0 सी 0 कोर्ट द्वितीय नालंदा द्वारा दिनांक 16/09/2017 को खारिज किया जा चुका है । संचिका में उपलब्ध 
दस्तावेज से स्पष्ट है कि इस न्यास की सार्वजनिक रूप से व्यवस्था हेतु 7 सदस्य समिति नोखू राम वगैरह द्वारा ही 
किया जाता था जबकि श्री पहाड़ी के अनुसार स्वत्व अपील के विरूद्ध मा 0 उच्च न्यायालय में अभी तक द्वितीय 
अपील नहीं लाया गया है, जिसके आलोक में इसे सार्वजनिक न्यास घोषित करते हुये पर्षद से इसे निबंधित किया 
गया है जबकि न्यास की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित समिति की बैठक दिनांक 25/09/16 में चयनित व्यक्तियों द्वारा 
न्यास सम्पत्तियों की रक्षा करते हुये घोषित समिति का संचालन किया जा रहा है । 

इससे प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्तियों को न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से मान्य 
किया गया । अतः प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित 11 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए न्यास समिति के 
सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है । 

उपरोक्त परिस्थति में प्रस्तावित नामों की सूची को अस्थायी मान्यता देते हुए 01 वर्ष के लिए न्यास समिति 
का गठन का आदेश दिया जाता है । 

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार 
जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 


3 फरवरी 2020 


. 


हुए " श्री बुढ़वा गणेश जी महाराज, ग्राम - शेरपुर, पो 0+ था o-बिहार शरीफ , जिला - नालंदा " के सुचारू प्रबंधन, 
सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए 
एक न्यास समिति गठित की जाती है । 

योजना 
अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री बुढ़वा गणेश जी महाराज योजना, 
ग्राम - शेरपुर, पो 0+ था o-बिहार शरीफ , जिला - नालंदा " होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए 
गठित न्यास समिति का नाम " श्री बुढ़वा गणेश जी महाराज योजना, ग्राम - शेरपुर, पो 0+ था o-बिहार शरीफ , 
जिला - नालंदा " जिसमें न्यास की समग्र चल - अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित 


1 . 


होगा । 


2 . 


3 . 


4 . 
5 . 


6 . 


7 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं 
आचारों के अनुकूल पूजा - पाठ एवं साधु - सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा । 
न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा 
सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 
न्यास की आय -व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा । 
न्यास समिति अधिनियम एवं उप -विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के 
आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित 
करेगी । 
अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक 
तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 
न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विशेष 

बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 
8 . न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तांरित भूमि “ यदि कोई हो तो ", उसकी वापसी के लिए समुचित 

वैधानिक कार्रवाई करेगी । 
इस योजना में परिवर्तन , परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में 
निहित होगा । 
न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के 
प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी । 
न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप – पात्रित 
होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी । 
न्यास समिति को यह भी निदेशित किया जाता है कि उक्त न्यास संबंधित मकान और दुकान जिन 
व्यक्तियों के कब्जे में है, उससे वार्तालाप कर वर्तमान परिस्थति एवं बाजार की आर्थिक स्थिति , वर्तमान 
किरायेदार आदि के संबंध में नये सिरे से अधिनियम की धारा- 51 के अन्तर्गत प्रयास करें तथा तदनुसार 
पर्षद को प्रतिवेदन समर्पित करें । 

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की 
जाती है: 
(1 ) श्री श्रवण कुमार अठधरा– अध्यक्ष, पिता - स्व 0 कृष्णा प्रसाद 
द्वारा- पंक्षी तेल दुकान , लहेरी महल्ला, पो 0 - बिहार शरीफ, नालंदा । 
( 2) श्री नागेन्द्र कुमार पिता - स्व 0 हरि गोप , 
मु ० - सलुगंज , पो 0 - बिहार शरीफ , था o- बिहार, नालंदा । 
( 3) श्री भोला प्र 0 चरण पहाड़ी - सचिव 
पिता- स्व 0 वासदेव राम, मुहल्ला - लहेरी, पो 0 - बिहार शरीफ , नालंदा 
(4 ) श्री मंजीत कुमार अठधरा- उप सचिव, पिता- अशोक कुमार, 
डोरी रस्सी दुकान, मथुरिया मेन बाजार, पो 0 - बिहार शरीफ , नालंदा । 
( 5) श्री कुंदन कुमार वर्णवाल - कोषाध्यक्ष 
पिता - अशोक कुमार, जनता हार्डवेयर, चौक बाजार, पो 0 - बिहार शरीफ , नालंदा। 
(6 ) श्री मदन कुमार गुप्ता पिता - स्व 0 पुना लाल 
चौरैठा वेसन बिक्रेता, शेरपुर बाजार, था 0 - बिहार, नालंदा । 
(7 ) श्री विरेन्द्र प्रसाद आर्य पिता - स्व 0 बजीर साव 
मु ० - महलपुर , था 0 - बिहार , पो 0 - बिहार शरीफ , नालंदा । 
(8 ) श्री मंगल कुमार चौरसिया पिता - स्व 0 देवशरण प्रसाद 
डाबर एजेन्सी , लहेरी महल्ला, था o- लहेरी , नालंदा । 
( 9) श्री बबलु कुमार कसेरा पिता - श्री शिव कुमार 
वर्तन दुकान, लहेरी मोहल्ला, था o- लहेरी, पो 0 -बिहार शरीफ , नालंदा । 
( 10 ) श्री अर्जुन साव पिता - स्व 0 रामचन्द्र साव 


. 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 फरवरी 2020 
मथुरिया मेन बाजार, था ० - लहेरी, पो 0 - बिहार शरीफ , नालंदा । 
(11) श्री श्यामनन्दन प्रसाद आर्य पिता - स्व ० रामसहाय साह 
क्मल सत्तु एवं पतंजली उत्पाद एजेन्सी, मो 0 - कमरूद्दीनगंज , था o- लहेरी , पो 0 -बिहार शरीफ , नालंदा । 
उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल 01 वर्ष के लिए होगा । 

आदेश से . 
अखिलेश कुमार जैन , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 77-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


